.::: 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 542 राँची , सोमवार 

27 अक्टूबर , 2014 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
17 अक्टूबर, 2014 


संख्या -15 /प्र०ई०पु०-06 -08/ 2014 का .- 10234 -- झारखण्ड जिला अधिनियम , 2001 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा ’ अनुमंडल का सृजन 
निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-4 में अंकित प्रखंडों के क्षेत्र के साथ एवं स्तंभ-5 में अंकित मुख्यालय 
निर्धारित करते हुए करते हैं : 


क्रं० सं० जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 27 अक्टूबर , 2014 
नवसृजित अनुमण्डल संबंधित प्रखण्डों के नाम नवसृजित 
का नाम 

अनुमण्डलों 
मुख्यालय 


4 


गोड्डा 


महागामा 


महागामा , ठाकुरगंगटी, महागामा 
मेहरमा एवं बोआरीजोर 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस० के० शतपथी, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 542 - 50 | 


